सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 503 राँची , सोमवार 

13 अक्टूबर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
8 अक्टूबर , 2014 


संख्या-3/ पद0- 01( ख)- 06 / 2014 का .- 9880-- अधिसूचित निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , राँची सम्प्रति विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना , 

आदित्यपुर , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्रीमती रंजना मिश्रा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक-686 / 03 , गृह 
जिला- खगडिया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , पूर्वी 
सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 503 – 50 | 


